सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


20 फाल्गुन , 193 8 ( श० ) 


संख्या 230 राँची, गुरुवार 


10 मार्च, 2 0 16 ( ई० ) 


श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग 


अधिसूचना 
23 दिसम्बर , 2014 


संख्या- 1/ श्रमा . का . स्था .. 20-128/ 2003( खंड संचिका) श्र0नि0-२५६९-- श्री चन्द्र मोहन मिश्र , श्रम प्रवर्तन 
पदाधिकारी ( प्रभारी श्रम अधीक्षक , गुमला अतिरिक्त प्रभार श्रम अधीक्षक ( कृ०१० ) गुमला एवं श्रम अधीक्षक 
लोहरदगा) को श्रम अधीक्षक के रिक्त पद पर पुनरीक्षित वेतनमान - रू०9,300- 34, 800/ - ग्रेड वेतन- 5, 400/ - में प्रभार 
ग्रहण करने की तिथि से नियमित प्रोन्नति देते हुए श्रम अधीक्षक, गुमला के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
साथ ही इनका अतिरिक्त प्रभार यथावत रहेगा । 

इन्हें वित्तीय लाभ पदभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा । 

संख्या- 1/ श्रमा . का . स्था .. 20- 128 / 2003( खंड संचिका श्र0नि0-२५७० -- श्री तेज प्रताप सिंह, श्रम प्रवर्तन 
पदाधिकारी, ( प्रभारी श्रम अधीक्षक , जमशेदपुर - 2 अतिरिक्त प्रभार श्रम अधीक्षक जमशेदपुर - 1) को श्रम अधीक्षक के रिक्त 
पद पर पुनरीक्षित वेतनमान . रू . 9, 300- 34, 800/ - ग्रेड वेतन- 5,400/ - में प्रभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित 
प्रोन्नति देते हुए श्रम अधीक्षक, जमशेदपुर - 2 के पद पर पदस्थापित किया जाता है । साथ ही इनका अतिरिक्त प्रभार 
यथावत रहेगा । 

इन्हें वित्तीय लाभ पदभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा । 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) गुरुवार , 10 मार्च, 2016 


संख्या- 1/ श्रमा . का . स्था .. 20 -128/ 2003( खंड संचिका श्र0नि0- २५७१. . श्री अजय कुमार श्रीवास्तव , श्रम प्रवर्तन 
पदाधिकारी, (प्रभारी श्रम अधीक्षक , राँची- 1 अतिरिक्त प्रभार श्रम अधीक्षक राँची - 2 एवं श्रम अधीक्षक ( कृ०श्र०) राँची) 
को श्रम अधीक्षक के रिक्त पद पर पुनरीक्षित वेतनमान . रू. 9, 300- 34 ,800 /- ग्रेड वेतन - 5, 400 / - में प्रभार ग्रहण करने 
की तिथि से नियमित प्रोन्नति देते हुए श्रम अधीक्षक, राँची- 1 के पद पर पदस्थापित किया जाता है । साथ ही इनका 
अतिरिक्त प्रभार यथावत रहेगा । 

इन्हें वित्तीय लाभ पदभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा । 

संख्या- 1/ श्रमा . का . स्था .. 20- 128/ 2003( खंड संचिका) श्र0नि0 -२५७२. . श्री रवीन्द्र प्रसाद सिंह , श्रम प्रवर्तन 
पदाधिकारी, ( प्रभारी श्रम अधीक्षक सरायकेला- खरसावां) को श्रम अधीक्षक के रिक्त पद पर पुनरीक्षित वेतनमान - रू. 
9, 300-34 , 800 / - ग्रेड वेतन- 5, 400 / - में प्रभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित प्रोन्नति देते हुए श्रम अधीक्षक , 
सरायकेला- खरसावां के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

इन्हें वित्तीय लाभ पदभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा । 

संख्या - 1/ श्रमा . का . स्था .. 20 - 128/ 2003( खंड संचिका) श्र0नि0- २५७३ -- श्री हेम कृष्ण दास , श्रम प्रवर्तन 
पदाधिकारी, (प्रभारी श्रम अधीक्षक दुमका अतिरिक्त प्रभार श्रम अधीक्षक ( कृ०२०) दुमका एवं श्रम अधीक्षक, गोड्डा ) 
को श्रम अधीक्षक के रिक्त पद पर पुनरीक्षित वेतनमान - रू . 9,300 - 34 ,800 /- ग्रेड वेतन- 5, 400/ - में प्रभार ग्रहण करने 
की तिथि से नियमित प्रोन्नति देते हुए श्रम अधीक्षक, दुमका के पद पर पदस्थापित किया जाता है । साथ ही इनका 
अतिरिक्त प्रभार यथावत रहेगा । 

इन्हें वित्तीय लाभ पदभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा । 

संख्या- 1/ श्रमा . का . स्था.. 20- 128 / 2003 ( खंड संचिका) श्र0नि0- २५७४.. श्री विजय कुमार सिंह, श्रम प्रवर्तन 
पदाधिकारी, ( प्रभारी श्रम अधीक्षक , पलामू अतिरिक्त प्रभार श्रम अधीक्षक ( कृ०१०) पलामू ) को श्रम अधीक्षक के रिक्त 
पद पर पुनरीक्षित वेतनमान- रू. 9, 300 -34 ,800/ - ग्रेड वेतन- 5,400/ - में प्रभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित 
प्रोन्नति देते हुए श्रम अधीक्षक, पलामू के पद पर पदस्थापित किया जाता है । साथ ही इनका अतिरिक्त प्रभार 
यथावत रहेगा । 

इन्हें वित्तीय लाभ पदभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा । 

संख्या- 1/ श्रमा. का . स्था .. 20-128/ 2003( खंड संचिका) श्र0नि0- २५७५ -- श्री राजेश कुमार सिंह , श्रम प्रवर्तन 
पदाधिकारी, ( प्रभारी श्रम अधीक्षक, देवघर अतिरिक्त प्रभार श्रम अधीक्षक ( कृ . श्र.) देवघर एवं श्रम अधीक्षक जामताड़ा ) 
को श्रम अधीक्षक के रिक्त पद पर पुनरीक्षित वेतनमान . रू०9,300 - 34, 800/ - ग्रेड वेतन- 5, 400/- में प्रभार ग्रहण करने 
की तिथि से नियमित प्रोन्नति देते हुए श्रम अधीक्षक, देवघर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । साथ ही इनका 
अतिरिक्त प्रभार यथावत रहेगा । 

इन्हें वित्तीय लाभ पदभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा । 

संख्या- 1/ श्रमा. का . स्था .. 20-128/ 2003 ( खंड संचिका) श्र0नि0- २५७६ .. श्री राकेश कुमार सिन्हा, श्रम प्रवर्तन 
पदाधिकारी , (प्रभारी श्रम अधीक्षक , धनबाद - 1 अतिरिक्त प्रभार श्रम अधीक्षक धनबाद- 2, श्रम अधीक्षक , धनबाद- 3 एवं 
श्रम अधीक्षक ( कृ०१०) धनबाद ) को श्रम अधीक्षक के रिक्त पद पर पुनरीक्षित वेतनमान . रू. 9, 300- 34 ,800 /- ग्रेड 
वेतन - 5, 400 /- में प्रभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित प्रोन्नति देते हुए श्रम अधीक्षक, धनबाद - 1 के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है। साथ ही इनका अतिरिक्त प्रभार यथावत रहेगा। 

इन्हें वित्तीय लाभ पदभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा । 

संख्या- 1/ श्रमा . का . स्था .. 20 -128/ 2003( खंड संचिका) श्र0नि0- २५७७.. श्री जर्नादन प्रसाद तांती, श्रम प्रवर्तन 
पदाधिकारी, ( प्रभारी श्रम अधीक्षक, गिरिडीह अतिरिक्त प्रभार श्रम अधीक्षक ( कृ००) गिरिडीह) को श्रम अधीक्षक के 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार, 10 मार्च, 2 0 16 


रिक्त पद पर पुनरीक्षित वेतनमान - रू. 9, 300- 34 , 800/- ग्रेड वेतन-5, 400/ - में प्रभार ग्रहण करने की तिथि से 
नियमित प्रोन्नति देते हुए श्रम अधीक्षक, गिरिडीह के पद पर पदस्थापित किया जाता है। साथ ही इनका अतिरिक्त 
प्रभार यथावत रहेगा। 

इन्हें वित्तीय लाभ पदभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा । 

संख्या- 1/ श्रमा. का . स्था . 20-128 / 2003( खंड संचिका) श्र0नि0 - २५७८ .. श्री हरिश्चंद्र गोस्वामी, श्रम प्रवर्तन 
पदाधिकारी , (प्रभारी श्रम अधीक्षक , हजारीबाग अतिरिक्त प्रभार श्रम अधीक्षक ( कृ०श्र०) हजारीबाग) को श्रम अधीक्षक 
के रिक्त पद पर पुनरीक्षित वेतनमान - रू . 9, 300- 34,800/ - ग्रेड वेतन- 5,400/ - में प्रभार ग्रहण करने की तिथि से 
नियमित प्रोन्नति देते हुए श्रम अधीक्षक , हजारीबाग के पद पर पदस्थापित किया जाता है । साथ ही इनका अतिरिक्त 
प्रभार यथावत रहेगा । 

इन्हें वित्तीय लाभ पदभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा । 

संख्या- 1/ श्रमा. का . स्था.. 20-128 / 2003( खंड संचिका) श्र0नि0-२५७९.. श्री नरेन्द्र कुमार , श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, 
( श्रमायुक्त कार्यालय ( मु.), झारखण्ड, राँची ) को श्रम अधीक्षक के रिक्त पद पर पुनरीक्षित वेतनमान रू. 9,300-34,800/ 
ग्रेड वेतन- 5,400/ - में प्रभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित प्रोन्नति दी जाती है । 

ये अपना योगदान श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, मुख्यालय, झारखण्ड, रांची में समर्पित करेंगे । 
इन्हें वित्तीय लाभ पदभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा । 

संख्या - 1/ श्रमा . का . स्था .. 20 - 128/ 2003( खंड संचिका) श्र0नि0- २५८०.. श्री प्रवीण कुमार लकड़ा, श्रम प्रवर्तन 
पदाधिकारी , चन्दवा ( लातेहार) को श्रम अधीक्षक के रिक्त पद पर पुनरीक्षित वेतनमान - रू. 9,300-34,800/- ग्रेड 
वेतन-5, 400 / - में प्रभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित प्रोन्नति दी जाती है । 

ये अपना योगदान श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, मुख्यालय, झारखण्ड, रांची में समर्पित करेंगे । 
इन्हें वित्तीय लाभ पदभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा । 

संख्या- 1/ श्रमा . का . स्था .. 20-128/ 2003( खंड संचिका) श्र0नि0 -२५८१.. श्री पूति राम मुर्मू , श्रम प्रवर्तन 
पदाधिकारी , ( प्रभारी श्रम अधीक्षक , सिमडेगा) को श्रम अधीक्षक के रिक्त पद पर पुनरीक्षित वेतनमान - रू . 9, 300 
34, 800/- ग्रेड वेतन- 5, 400/- में प्रभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित प्रोन्नति देते हुए श्रम अधीक्षक, सिमडेगा के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

इन्हें वित्तीय लाभ पदभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा । 

संख्या- 1/ श्रमा. का . स्था ..20-128 / 2003 ( खंड संचिका) श्र0नि0- २५८२.. श्री शिवलाल मराण्डी, श्रम प्रवर्तन 
पदाधिकारी , ( प्रभारी श्रम अधीक्षक ( कृ . श्र .) घाटशिला, मुख्यालय जमशेदपुर ) को श्रम अधीक्षक के रिक्त पद पर 
पुनरीक्षित वेतनमान - रू. 9,300-34 ,800/- ग्रेड वेतन-5,400 /- में प्रभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित प्रोन्नति 
देते हुए श्रम अधीक्षक, ( कृ००) घाटशिला के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

इन्हें वित्तीय लाभ पदभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा । 

संख्या- 1/ श्रमा . का . स्था .. 20 -128/ 2003 ( खंड संचिका) श्र0नि0- २५८३.. श्री मोहर साय भगत , श्रम प्रवर्तन 
पदाधिकारी, ( प्रभारी श्रम अधीक्षक चाईबासा, अतिरिक्त प्रभार श्रम अधीक्षक ( कृ . श्र.) चाईबासा ) को श्रम अधीक्षक के 
रिक्त पद पर पुनरीक्षित वेतनमान . रू. 9,300 - 34 ,800 / - ग्रेड वेतन- 5, 400 / - में प्रभार ग्रहण करने की तिथि से 
नियमित प्रोन्नति देते हुए श्रम अधीक्षक, चाईबासा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । साथ ही इनका अतिरिक्त 
प्रभार यथावत रहेगा। 

इन्हें वित्तीय लाभ पदभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 10 मार्च, 2016 


संख्या- 1/ श्रमा . का . स्था .. 20- 128 / 2003( खंड संचिका) श्र0नि0- २५८४.. श्री रामवचन पासवान , श्रम प्रवर्तन 
पदाधिकारी , ( प्रभारी श्रम अधीक्षक कोडरमा अतिरिक्त प्रभार श्रम अधीक्षक , चतरा ) को श्रम अधीक्षक के रिक्त पद पर 
पुनरीक्षित वेतनमान - रू. 9, 300- 34 , 800 / - ग्रेड वेतन- 5, 400/ - में प्रभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित प्रोन्नति 
देते हुए श्रम अधीक्षक, कोडरमा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । साथ ही इनका अतिरिक्त प्रभार यथावत 
रहेगा। 

इन्हें वित्तीय लाभ पदभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा । 

संख्या- 1/ श्रमा . का . स्था .. 20- 128/ 2003( खंड संचिका) श्र0नि0- २५८५.. श्री रमेश प्रसाद सिंह, सांख्यिकी 
निरीक्षक, ( प्रभारी श्रम अधीक्षक रामगढ़) को श्रम अधीक्षक के रिक्त पद पर पुनरीक्षित वेतनमान - रू. 9, 300 
34, 800/ - ग्रेड वेतन -5,400/ - में प्रभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित प्रोन्नति देते हुए श्रम अधीक्षक, रामगढ के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

इन्हें वित्तीय लाभ पदभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा । 

संख्या- 1/ श्रमा. का . स्था .. 20- 128 / 2003( खंड संचिका) श्र0नि0- २५८६. . श्री सुबोध चन्द्र मिश्र, श्रम कल्याण 
पदाधिकारी, (प्रभारी श्रम अधीक्षक बोकारो- 1 अतिरिक्त प्रभार श्रम अधीक्षक, बोकारो- 2) को श्रम अधीक्षक के रिक्त पद 
पर पुनरीक्षित वेतनमान . रू. 9, 300 -34,800/ - ग्रेड वेतन- 5, 400 / - में प्रभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित 
प्रोन्नति देते हुए श्रम अधीक्षक , बोकारो- 1 के पद पर पदस्थापित किया जाता है । साथ ही इनका अतिरिक्त प्रभार 
यथावत रहेगा । 

इन्हें वित्तीय लाभ पदभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा । 

मंत्रिमण्डल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक- 01 / नि . आ . आ .सं.. 10-122/14 - 7849 दिनांक 
19 दिसम्बर, 2014 द्वारा सहमति प्राप्त है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


कामेश्वर प्रसाद , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 2 3 0 – 5 0 + 50 । 


